रजिस्ट्री सं० डी एल०-33004/ 96 


REGD. NO. D . L .- 33004/ 96 


सयाजपते 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


भाग II - खण्ड 3 -- उप - खंड ( ii ) 
PART II - - Section 3 - Sub -section ( ii ) 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं . 79 ] 
No. 79 ] 


नई दिल्ली, शुक्रवार , फरवरी 7, 1997 / माघ 18 , 1918 
NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 7, 1997 /MAGHA 18, 1918 


वित्त मंत्रालय 


( राजस्व विभाग ) 

अधिसूचना 

नई दिल्ली , 7 फरवरी , 1997 
का. आ . 92 ( अ ). -- आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड ( ख ) के साथ पठित उपखंड ( i ) 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय समिति की सिफारिशों पर , एतद्द्वारा निम्नलिखित सारणी के स्तम्भ ( 2 ) में विनिर्दिष्ट 
संस्थाओं को अनुमोदित करती है और नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ ( 3 ) में उल्लिखित पात्र परियोजनाओं अथवा स्कीमों तथा उनकी अनुमानित लागत 
विनिर्दिष्ट करती है और उक्त सारणी के स्तम्भ ( 4 ) में ऐसी लागत की अधिकतम राशि को भी विनिर्दिष्ट करती है, जो कि उक्त धारा 35 क ग के अन्तर्गत 
कटौती के लिए अनुज्ञात की जा सकती है । 

सारणी 


क्रम सं . 


संस्था का नाम 


परियोजना अथवा स्कीम और उसकी 
अनुमानित लागत 


धारा 35 क ग के अधीन 
कटौती के रूप में अनुज्ञात 
की जाने वाली लागत की 
अधिकतम राशि . 


15 . 00 लाख रु० 


1. कोटा केंसर सोसायटी, 196 , सिविल लाइन्स , 

सामने एम . बी . अस्पताल, कोटा - 324001. 
2. श्री आयुर्वेद डेन्टल रिसर्च सेवा चेरिटेबल 

ट्रस्ट , राजकोट रतनपुर , डाकखाना गौवरीदाद , 
जिला - राजकोट, गुजरात 


45 . 00 लाख रु० 


एम, बी . एस. अस्पताल परिसर कोटा , राजस्थान 
में कोबाल्ट थेरापी का भवन निर्माण । 
कर्मचारी क्वार्टरों का निर्माण रतनपुर, राजकोट , 
गुजरात स्थित श्री आयुर्वेद डेन्टल रिसर्च सेवा , 
चेरिटेबल ट्रस्ट की ग्राम दन्त देखरेख/ स्वास्थ्य 
रक्षा और व्यसन मुक्ति प्रोग्राम प्रोजेक्ट चलाने के 
लिए उपस्कर यन्त्र और वाहन 


317 GI / 97 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II .. - SEC . 3( ii ) ] 


2 
3. श्री चंद्रावार्य धर्मार्थ चिकित्सालय ट्रस्ट, हरबल आयुर्वेदिक औषधियों केन्सर , त्वचा रोगों 

44. 66 लाख रु० जमा 
अमरकंटक -जिला शहडोल, मध्यप्रदेश -484886 आदि बीमारियों के लिए चिकित्सा सेवाएं देने केवल 135 लाख रु० का 
और शोध कार्य के लिए उपस्कर, फर्नीचर / 

कापरस फंड 

जुड़नार 
4 . नेचर क्योर और योगा ट्रस्ट , बापू नेघर क्योर आधारभूत संरचनात्मक सुविधाओं, उपकरणों के 383 लाख रु० 

दिल्ली में अस्पताल एण्ड योगाश्रम, गांधी साथ भवनों का निर्माण और पटपड़गंज दिल्ली में 
निधि , पटपड़ गंज, दिल्ली - 110091 

नेचरोपेथी इन्सटीट्यूट -कम- हास्पिटल की साज 

सज्जा करना । 
5. इला ट्रस्ट, डी - 44, सुजानसिंह पार्क , नई एड्स और संबंधित बीमारियों के नियंत्रण के लिए 546. 42 लाख रु० 
दिल्ली - 110003 

उपकरण लगे चल क्लीनिक चलाना और दिल्ली 

और गुवाहाटी में इसके रोगियों का पुनर्वास । 
6. डालमिया शिक्षा प्रतिष्ठान , 4, सिन्धिया हाऊस , उड़ीसा के जिला सुन्दरगढ़ के 30 ग्रामों में निर्माण 25.06 लाख रु० 
नई दिल्ली - 100001 

कार्य, वाहन और स्कूल चलाने का संचालन । 
7. सिपला केन्सर और एड्स फाऊंडेशन द्वारा भूमि विकास, निर्माण, साज - सज्जा, उपकरण 215 लाख रु० जमा 

सिपला लिमिटेड, मुम्बई -400001, केन्द्रीय और पुणे महाराष्ट्र में प्रशामक रक्षा केन्द्र चलाना । 300 . 00 लाख रु० का 
मुम्बई - 40000 

कारपस फंड 
8. लीगल एंड सर्विसेस, पश्चिम बंगाल , ( क ) ग्रामीण क्षेत्रों में 12 निशुल्क कानूनी सहायता 7 . 20 लाख रु० 

5, के . एस. राय रोड, भूमि तल , शिविरों का आयोजन । 
कलकत्ता - 700001 

( ख ) कानूनी साक्षरता योजना के अन्तर्गत संगोष्ठी, 
लोक अदालतों आदि सहित 24 कार्यक्रमों का 

आयोजन । 
2. यह अधिसूचना क्रम संख्या 1 में उल्लिखित परियोजनाओं अथवा स्कीमों के संबंध में कर निर्धारण वर्ष 1997 - 98 के संबंध में एक 
वर्ष की अवधि तक और क्रम सं , 2 , 3, 4, 5, 6, 7 एवं 8 में उल्लिखित परियोजनाओं अथवा स्कीमों के संबंध में निर्धारण वर्ष 1997 - 98 , 1998 - 99 
और 1999 - 2000 के बाबत तीन वर्ष की अवधि तक लागू रहेगी । 

[ सं. 10267/ फा. सं. - एन. सी . 114 / 96 ] 

वी . के . सहगल , उप - सचिव 
MINISTRY OF FINANCE 

( Department of Revenue) 


NOTIFICATION 


New Delhi, the 7th February, 1997 
S . 0 . 92 ( E) . -- In exercise of the powers conferred by sub -section ( 1 ) read with clause ( b ) of the Explanation to section 
35AC of the Income -tax Act ,1961 ( 43 of 1961), the Central Government on the recommendations of the National Committee , 
hereby approves the institutions specified in column (2 ) of the Tablo below and specifies the eligible projects or schemes and 
the estimated cost thereof as mentioned in column (3 ) of the Table below and also specifies in the column (4 ) of the said Table , 
themaximum amount of such cost which may be allowed as deduction under said section 35AC . 

TABLE 
Sl. No. Name of the Institution 

Project or Scheme and estimated cost Maximum amount of cost to 
thereof 

be allowed as deduction 

under section 35 AC 
1 

2 
1, Kota Cancer Society , 196 , Civil Lines, Construction of building for Cobalt Therapy Rs. 15 .00 lakhs. 
opposite M . B . S . Hospital, Kota - 324001. Unit at M . B . S . Hospital Campus, Kota, 

Rajasthan. 


T 


RE . 


ALLA 
IMIT 


[ HTT ILGUS 3 ( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


i 2 
2 . Shri Ayurved Dental Research Seva Construction of staff quarters , and running of Rs. 45.00 lakhs. 

Charitable Trust, Rajkot Ratanpur, P.O Grams dental care , health care and Vyasan 
Gauvaridad , District Rajkot , Gujarat . Mukti Programme Project ( including cost of 

equipments , instruments and vehicles ) of Shri 
Ayurved Dental Research Seva Charitable Trust 

at Ratanpur, Rajkot ,Gujarat. 
3 . Shri Chandracharya Dharmarth 

Running of Medical Services and Research Rs. 44 . 46 lakhs , a 
Chikitsalaya Trust- Amarkantak , District ( including cost of equipments , furnitures and corpus fund of Rs. 
Shahdol, Madhya Pradesh - 484886 . fixtures) in Herbal Ayurvedic Medicines, 135 .00 lakhs only . 

Discases such as Cancer, Skin diseases etc . 
Nature Cure and Yoga Trust, Bapu Nature Construction of buildings of Naturopathy Rs . 383 .00 lakhs. 
Cure Hospital and Yogashram , Gandhi Institute - cum -hospital at Patparganj, Delhi with 
Nidhi, Patparganj,Delhi- 110091. infrastructural facilities , equipments and furnishing 

thereof. 
[la Trust, D -44, Sujan Singh Park , Running of mobile clinics fitted with equipments Rs. 546 .42 lakhs. 
New Delhi - 110003 . 

for control of AIDS and related diseases and 

rehabilitation of its victims at Delhi and Guwahati , 
6 . Dalmia Shiksha Pratisthan , 4 , Scindia Construction , and running of school ( including Rs. 25.06 lakhs . 
House , New Delhi - 100001 

cost of vehicles ) in thirty villages of Sur.dergarh 

District, Orissa . 
Cipla Cancer and Aids Foundation , Land development, construction , furnishing, Rs. 215 .00 lakhs 
Clo Cipla Limited, Mumbai Central, installation of equipments and running of Plus a Corpus fund of 
Mumbai - 40000 

Palliative Care Centre at Pune, Maharashtra . Rs. 300. 00 lakhs. 
Legal Aid Services West Bengal, Organinsing of,- - 

Rs. 7.20 lakhs. 
5 , K .S. Roy Road,Ground Floor , ( a ) 12 free legal- aid camps in rural areas ; and 
Calcutta - 700001 . 

(b ) 24 programmes including seminars , Lok 

Adalats etc . , under legal literacy scheme. 
2 . This notification shall remain in force for a period of one year in relation to assessment year 1997 - 98 in respect of 
project or schemementioned at serial number 1 and for aperiod of three years in relation to assessment years 1997- 98 , 
1998 - 99 and 1999- 2000 in respect of project or schemes mentioned at serial numbers 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 and 8 . 


8 . 


[No. 10267/F , No. NC - 114 /96 ] 

V . K . SEHGAL , Dy. Secy . 


अधिसूचना 

frit, 7 4124 , 1997 
21. 37 . 93 ( 37 ) — * 19 Har 3498447 fuf 148 , 1961 ( 1967 143 ) RT 35 F T e 34214 # gus ( T ) # Het 
पठित उपधारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय समिति की सिफारिशों पर , निम्न सारणी के स्तम्भ ( 2 ) में विनिर्दिष्ट कम्पनियों का एतद्द्वारा 
अनुमोदन करती है और उक्त सारणी के स्तम्भ ( 3 ) में उल्लिखित पात्र परियोजना अथवा स्कीम तथा उनकी अनुमानित लागत को विनिर्दिष्ट करती है और 
उक्त सारणी के स्तम्भ ( 4 ) में ऐसी लागत की वह अधिकत्तम रकम जो उक्त धरा 35 क ग के अधीन कटौती के रूप में अनुज्ञात की जा सकेगी, विनिर्दिष्ट 
Huitti 


THE GAZETTE OF INDLA : EXTRAORDINARY 


[ PART I] - SEC. 3( ii ) ] 


क्रम सं . 


कम्पनी का नाम 


सारणी 
परियोजना अथवा स्कीम और उसकी 
अनुमानित लागत 


धारा 35 क ग के अधीन 
कटौती के रूप में अनुज्ञात 
की जाने वाली लागत की 
अधिकतम रकम 


3 


821.57 लाख रुपये 


1 

2 
1 . मराठवाड़ा मेडिकल रिसर्च एंड रूरल डेवलपमेंट 

इंस्टीट्यूट श्री नन्दलाल जी धूत अस्पताल, प्लॉट 
नं . ए 1 एवं ए 2, एम . आई. डी . सी.चिकलथाना , 

औरंगाबाद - 10 . 
2. बाज हिन्दुस्तान लि ., बजाज भवन, द्वितीय तल , 

जमना लाल बजाज मार्ग, नरीमन प्वाईट , मुम्बई । 


मराठवाड़ा मेडिकल रिसर्च एंड रूरल डेवलपमेंट 
इंस्टीट्यूट , प्लॉट नं. ए 1 एवं ए 2, एम . आई. डी . 
सी. चिकलथाना , औरंगाबाद के प्रथम चरण का निर्माण 
और उपस्कर से सुसज्जित करना । 
उत्तर प्रदेश के खेड़ी जिले में गोलागोकारन्नाथ और 
पालियाकलान में स्वास्थ्य साफ - सफाई, पेयजल की 
आपूर्ति , परिवार नियोजन , बायोगैस, सौर उर्जा, आय 
देने वाले कार्यकलाप इत्यादि । 


2. 00 लाख रुपये 


2. यह अधिसूचना क्रम सं. 2 में उल्लिखित परियोजना अथवा स्कीम की बाबत निर्धारण वर्ष 1997 - 98 के सम्बन्ध में एक वर्ष की अवधि तक 
और क्रम सं . 1 में उल्लिखित अथवा स्कीम की बाबत निर्धारण वर्ष 1997 - 98 , 1998 - 99 और 1999 - 2000 के सम्बनध में तीन वर्षों की अवधि तक प्रवृत 
रहेंगी । 

[ सं . 10268/ फा. सं . एन . सी .- 114/ 96 ] 

धी. के. सहगल, उप सचिष 


NOTIFICATION 

New Delhi, the 7th February, 1997 
S . 0 . 93 ( E ). - In exercise of the powers conferred by sub -section (1) read with clause (b ) of the Explanation to section 
35AC of the Income-tax Act ,1961 ( 43 of 1961 ), the Central Government onthe recommendations of the National Committee, 
hereby approves the company specified in column (2 ) of the Table below and specifies the eligible projoct or schemeand the 
estimated cost thereof as mentioned in column (3 ) of the Table below and also specifies in the column ( 4 ) of the said Table , 
the maximuin amount of such cost which may be allowed as deduction under said section 35AC . 


TABLE 


Sl. No. 


Name of the Company 


Project or Scheme and estimated cost 
thereof 


Maximum amount of 
cost to be allowed as 
deduction under 
section 35AC 


- 


- 


- 


Rs. 821. 57 lakhs. 


Marathwada Medical Research 
and Rural Development Institute , 
Shri Nandlalji Dhoot Hospital, Plot 
Nos. Al. and A2, MIDC Chikalthana , 
Aurangabad - 10 . 


Construction ofMarathwada Medical 
Research and Rural Development 
Institute - First Phase at Plot No. Al and 
A2 , MIDC Chikalthana, Aurangabad and 
furnishing thereof ( including cost of 
equipments ). 


[ भाग - खण्ड 3 ( ii ) ] 


भारत का राजपत्र ; असाधारण 


2 


Rs. 2. 00 lakhs. 


Bajaj Hindustan Limited, Bajaj Bhavan, Providing for health measures, sanitation , 
2nd Floor, Jamnalal Bajaj Marg , drinking water supply , family planning , 
Nariman Point, Mumbai- 400021 . bio - gas, solar energy, income generating 

activities etc ., at Golagokarnnath and Palja 
Kalan , District Kheri, Uttar Pradesh . 


2 . This notification shall remain in force for a period of one year in relation to assessment year 1997 - 98 
in respect of project or scheme mentioned at serial number 2 and for a period of three years in relation to assessment 
1997 - 98, 1998- 99 and 1999- 2000 in respect of project or scheme mentioned at serial number 1 . 


[ No. 10268/ F. No. NC - 114/ 96 ] 

V . K . SEHGAL, Dy. Secy. 


अधिसूचना 

नई दिल्ली, 7 फरवरी, 1997 
का .. आ . 94 ( अ ). -- केन्द्रीय सरकार ने आयकर अधिनियम 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 35 कग के स्पष्टीकरण के खण्ड ( ख ) के साथ 
पठित उपधारा ( 1 ) के अंतर्गत दिनांक 29 सितम्बर, 1993 को का . आ . सं. 729 ( अ ) के द्वारा जारी अधिसूचना के माध्यम से क्रम संख्या 2 पर क्वीन मेरीस 
टेक्नीकल इंस्टीट्यूट फार डिसएबल्ड सोलजर्स, पुणे द्वारा कीर्की, पुणे में अपंग सैनिकों के प्रशिक्षण एवं पुर्नवास की योजना को पात्र परियोजना या स्कीम के 
रूप में निर्धारण वर्ष 1994 - 95 से शुरू होने वाले तीन वर्षों की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट किया था ; 

और उक्त परियोजना या स्कीम के तीन वर्ष से आगे बढ़ने की संभावना है ; 

और राष्ट्रीय समिति ने यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना या स्कीम उचित रूप से निष्पादित की जा रही है, आयकर नियमावली 1962 
के नियम 11- ड के उप नियम ( 5 ) के अंतर्गत उक्त परियोजना या स्कीम को दो ओर वर्षों के लिए विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश की है । - 


अब, अतएव, केन्द्र सरकार, आयकर अधिनियम 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 35कग के स्पष्टीकरण के खण्ड ( ख ) के साथ पठित 
उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए क्वीन्स मेरीस टेक्नीकल इंस्टीट्यूट फॉर डिसएबल्ड सोलजर्स, पुणे द्वारा मात्र पच्चीस लाख 
रुपये की अनुमानित लागत पर कीर्की, पुणे में चलाई जा रही अपंग सैनिकों के पुर्नवास एवं प्रशिक्षण की योजना को पात्र परियोजना या स्कीम के 
रूप में निर्धारण वर्ष 1997 -98 एवं 1998 - 99 से शुरू होने वाले दो निर्धारण वर्षों की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करती है । 


[ सं. 10269 / फा .सं. एन. सी .- 114 / 96 ] 

वी. के . सहगल , उप सचिव 


NOTIFICATION 


New Delhi, the 7th February, 1997 
S . 0 . 94 ( E ). - Whereas by notification number S . O . No. 729 ( E) dated 29th September , 1993 issued under sub-section 
( 1 ) read with clause ( b ) of explanation to section 35AC of the Income- tax Act, 1961 (43 of 1961) , the Central Government had 
specified at serial number 2 , the training and rehabilitation of disabled soldiers at Kirkee , Pune, of the Queen Mary s Technical 
Institute for disabled soldiers, Pune , as an eligible project or scheme for a period of three years commencing from the assess 
ment year 1994- 95 ; 


And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond three years ; 

And whereas the National Committee being satisfied that the said project or scheme is being executed properly , made 
a further recommendation under sub - rule ( 5 ) of rule JM of the Income- tax Rules, 1962 for specifying the said project or 
scheme for a further period of two years; 

317 -20/107 - 2 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


- [ PART II . SEC . 3( ii )]] 


Now , therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub -section ( 1) read with clause (b ) of 
Explanation to section 35AC of the Income-tax Act , 1961 ( 43 of 1961 ) hereby specifies the scheme or project of the training 
and rehabilitation of disabled soldiers at Kirkee Range Hills , Pune, of the Queen Mary s Technical Institute for disabled Sol 
diers , Kirkee Range Hills , Pune-411020 , at the estimated cost of rupees twenty five lakhs only as an eligible project or scheme 
for a further poriod of two assessment years , commencing from assessment year 1997 - 98 . 

[ No. 10269/ F . No. NC - 114/ 96 ] 

V . K. SEHGAL, Dy. Secy . 


अधिसूचना 

नई दिल्ली, 7 फरवरी, 1997 
का . आ . 95 ( अ ). - केन्द्रीय सरकार ने आयकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 35 कग के स्पष्टीकरण के खण्ड ( ख ) के साथ 
पठित उपधारा ( 1 ) के अंतर्गत दिनांक 29 मार्च, 1994 को का . आ. सं . 267 ( अ ) के तहत जारी अधिसूचना के द्वारा क्र . सं . 15 पर डा . शीला शर्मा मेमोरियल 
चैरिटेबल ट्रस्ट , मथुरा द्वारा आजमपुर, मथुरा में डा . शीला शर्मा मेमोरियल कैंसर अस्पताल नाम से 200 बिस्तरों वाले अस्पताल के निर्माण की योजना को पात्र 
परियोजना या स्कीम के रूप में निर्धारण वर्ष 1994- 95 से शुरू होने वाले तीन वर्षों की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट किया था ; 

और उक्त परियोजना या स्कीम के तीन वर्ष से आगे बढ़ने की संभावना है ; 

और राष्ट्रीय समिति ने यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना या स्कीम उचित रूप से निष्पादित की जा रही है, आयकर नियमावली 1962 
के नियम 11- ड के उप नियम ( S ) के अन्तर्गत उक्त परियोजना या स्कीम को दो ओर वर्षों के लिए विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश की है ; 

अब, अतएव, केन्द्र सरकार , आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 35 कग के स्पष्टीकरण के खण्ड ( ख ) के साथ पठित उप 
धारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जो कि डा . शीला शर्मा चैरिटेबल ट्रस्ट , मथुरा द्वारा मात्र चार करोड़ निन्यानवे लाख अट्ठावन हजार रुपये 
की अनुमानित लागत पर की जा रही है , आजमपुर , मथुरा में डा. शीला शर्मा चैरिटेबिल कैंसर अस्पताल नाम से 200 बिस्तर वाले अस्पताल का निर्माण 
जिसमें निम्नलिखित व्यवस्था होगी 

( क ) 1200 रुपए प्रति मास से कम आय वाले रोगियों का मुफ्त उपचार , और 
( ख ) ऐसे रोगियों को जिनकी आय प्रति भास 1200 रुपए से 2400 रुपए के बीच है 50 प्रतिशत रियायती उपचार; जिसकी अनुमानित लागत 499.58 

लाख रुपए है ; 
की योजना को पात्र परियोजना या स्कीम के रूप में दो निर्धारण वर्षों की अवधि अर्थात् निर्धारण वर्ष 1997 -98 एवं 1998 - 99 के लिए विनिर्दिष्ट 
करती है । 

[ सं. 10270/ फा. सं. एन. सी.- 114/ 96 ] 

वी . के . सहगल, उप सचिव 


NOTIFICATION 


New Delhi, the 7th February, 1997 
S. 0 . 95 ( E ). -- Whereas by notification number S. O . No. 267 ( E ) dated the 29th March, 1994 issued under sub -section 
( 1 ) read with clause (b ) of Explanation to section 35AC of the Income- tax , Act, 1961 ( 43 of 1961), the CentralGovernment had 
specified at serial number 15 , the construction of 200 bedded hospital named Dr. Sbeela Sharma Memorial Charitable Cancer 
Hospital at Azampur, Mathura, of the Dr. Sheela Sharma Memorial Charitable Trust, Mathura , Uttar Pradesh as an eligible 
project or scheme for a period of three years commencing from the assessment year 1994 - 95%; 

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond three years ; 

And whereas the National Committee being satisfied that the said project or scheme is being oxecuted properly ,made 
a further recommendation under sub - rule (5 ) of rule 11 M of the Income- tax Rules, 1962 for specifying the said project or 
scheme for a further period of two years; 

Now , therefore , the CentralGovernment, in exercise of the powers conferred by sub -section (1) read with clause (b ) 
of Explanation to section 35AC of the Income- tax Act , 1961 (43 of 1961) hereby specifies the schemeor project of construction 
of 200 bedded hospital named Dr. Sheela Sharma Memorial Charitable Cancer Hospital at Azampur, Mathura, Uttar Pradesh to 
provide , ( a ) free treatment to patients with income below Rs. 1200 per month ; and (b ) 50 per cent concessional treatment to 
patients with income between Rs. 1200 permonth to Rs. 2400 per month of the Dr. Sheela Sharma Memorial Charitable Trust, 
2517 , RaniMandi, P . O . Gayatri Tapobhumi, Mathura - 281003 , Uttar Pradesh at the estimated cost of rupees four crore 


[ भाग I - खण्ड 3 ( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


- 


- 


ninety -nine lakhs- fifty eight thousand only as an eligible project or scheme for a further period of two assessment years 
commencing from assessment year 1997 - 98 . 


[ No. 10270/ F . No. NC - 114/ 96 ] 

V. K . SEHGAL , Dy. Secy . 


अधिसूचना 
नई दिल्ली , 7 फरवरी, 1997 


का . आ . 96 ( अ ) - केन्द्रीय सरकार ने आयकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 35कग के स्पष्टीकरण के खण्ड ( ख ) के साथ 
पठित उपधारा ( 1 ) के अन्तर्गत दिनांक 14 जुलाई, 1994 को का . आ . 521 ( अ ) के तहत जारी अधिसूचना के द्वारा क्रम सं. 6 पर अम्बुजा सीमेंट फाउंडेशन 
कलकत्ता के कोदीनार तालुका, जिला अमरेली, गुजरात में एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम को पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में निर्धारण वर्ष 
1995 - 96 से शुरू होने वाले वर्ष से दो वर्षों की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट किया था ; 

और उक्त परियोजना या स्कीम के दो वर्ष से आगे बढ़ने की संभावना है , और राष्ट्रीय समिति ने यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना या 
स्कीम उचित रूप से निष्पादित की जा रही है, आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11- ड के उपनियम ( 5 ) के अधीन परियोजना या स्कीम को दो वर्ष 
की और अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने की एक और सिफारिश की है । 

अत: अब केन्द्रीय सरकार आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 35 कग के स्पष्टीकरण के खंड ( ख ) के साथ पठित उपधारा 
( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अम्बूजा सीमेंट फाउण्डेशन, कलकत्ता द्वारा चलाए जा रहे कोदीनार तालुका, जिला अमरेली, गुजरात में एकीकृत 
ग्रामीण विकास कार्यक्रम जिसमें सिंचाई , कृषि , पशुपालन, चल औषधालय, पर्यावरण संरक्षण, गैर - पारंपरिक ऊर्जा स्रोत , भूसंरक्षण और विलवणीकरण से 
संबंधित क्रियाकलाप - समाविष्ट हैं , अनुमानित लागत 76. 42 लाख रुपए को केवल छिहत्तर लाख बयालीस हजार रुपए की अनुमानित लागत पर पात्र 
परियोजना या स्कीम के रूप में दो निर्धारण वर्ष अर्थात् निर्धारण वर्ष 1997 - 98 और 1998 - 99 की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करती है । 


[ सं. 10271/ फा . सं. एन . सी.- 114/ 96 ] 

वी . के . सहगल, उप सचिव 


NOTIFICATION 


New Delhi , the 7th February, 1997 
S . 0 . 96 ( E) . - Whereas by notification number S . O . No. 521 ( E ) dated the 14th July,1994 issued under sub -section 
( 1) read with clause (b ) of Explanation to section 35 AC of the Income- tax Act, 1961 (43 of 1961), the CentralGovernment 
had specified at serial number 6 ,Integrated Rural Development Programme at Kodinar Taluke , Amreli District, Gujarat , of the 
Ambuja Cement Foundation , Calcutta as an eligible project or Scheme for a period of two years commencing from the 
Assessment Year 1995- 96 ; 

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond two years ; 

And whereas the National Committee being satisfied that the said project or scheme is being executed properly ,made 
a further recommendation under sub -rule ( 5) of rule 11 - M of the Income- tax Rules, 1962 for specifying the said project or 
scheme for a further period of two years; 

Now , therefore , the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub -section ( 1) read with clause (b ) 
of Explanation to Section 35 AC of tho Income-tax Act , 1961 (43 of 1961) hereby specifies the Scheme or Project of Integrated 
Rural Development Programme comprising activities relating to irrigation , agriculture, animal husbandry , mobile dispensary 
environment conservation , non -conventional energy sources, soil conservation and desalination at Kodinar Taluka, Amreli 
district , Gujarat , of the Ambuja Cement Foundation , 216 A .J.C . Bose Road , Calcutta - 700017 at the estimated cost of rupees 
seventy six lakhs forty -two thousands only as an eligible project or scheme for a further period of two assessment years 
commencing from assessment year 1997- 98 . 

[ No . 10271 / F . No . NC - 114/ 96 ] 

V. K. SEHGAL, Dy. Secy . 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[Part II — Sec . 3 ( ii )] 


अधिसूचना 

___ नई दिल्ली , 7 फरवरी, 1997 
का० आ० 97 ( अ ). - केन्द्रीय सरकार ने आयकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 35 कग के स्पष्टीकरण के खण्ड ( ख ) के 
साथ पठित उपधारा ( 1 ) के अन्तर्गत दिनांक 12 अगस्त , 1993 को का० आo 602 ( अ ) के द्वारा जारी अधिसूचना के माध्यम से क्र० सं० 2 पर डालमिया 
शिक्षा समिति , चिरवा, झुनझुनु द्वारा चिरषा , झुनझुनु में दो विद्यालय भवनों यथा सेकेंडरी सीनियर सेकेण्डरी स्कूल तथा सेकेंडरी गर्ल्स सिनियर हायर 
सेकेंडरी स्कूल, के विस्तार की योजना को पात्र परियोजना या स्कीम के रूप में निर्धारण वर्ष 1994 - 95 से शुरु होने वाले तीन वर्षों की अविधि के लिए 
विनिर्दिष्ट किया था ; 

और उक्त परियोजना या स्कीम के तीन वर्ष से आगे बढ़ने की संभावना है । 

और राष्ट्रीय समिति ने यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना या स्कीम उचित रूप से निष्पादित की जा रही है , आयकर नियमावली, 1962 
के नियम 11 - ड के उप नियम ( 5 ) के अंतर्गत उक्त परियोजना या स्कीम को दो और वर्षों के लिए विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश की है ; 

अब, अतएव , केन्द्र सरकार , आयकर अधिनियम, 1961( 1961 का 43 ) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड ( ख ) के साथ पठित उपधारा 
( 1 ) द्वारा प्रदत्त अशिक्तियों का प्रयोग करते हुए डालमिया शिक्षा समिति, विखा, झुनझुनु द्वारा मात्र एक करोड़ अठारह लाख, पचहत्तर हजार रुपये की 
अनुमानित लागत पर किए जा रहे चिरवा , झुनझुनु में दो विद्यालयों तथा डालमिया सीनियर हायर सेकेंडरी स्कूल सथा सेकेंडरी गर्ल्स सीनियर हायर सेकेंडरी 
स्कूल के भवनों को विस्तार , इंडोर स्टेडियम सह व्यायाम हाल, छात्रावास, खेलकूद, पुस्तकालय, वाचनालय और व्यवसाय कक्ष, कार्यशाला और स्टाफ 
क्वाटरों का निर्माण, की योजना को पात्र परियोजना या स्कीम के रूप में निर्धारण वर्ष 1997 - 98 एवं 1998 - 99 से शुरू होने वाले दो निर्धारण वर्षों की अवधि 
के लिए विनिर्दिष्ट करती है । 

[ सं० 10272 / फा० सं० एन० सी० - 114/ 96 ] 

वी० के० सहगल, उप सचिष 


NOTIFICATION 
New Delhi, the 7th February , 1997 


S . 0 . 97 ( E ). --- Whereas by notification number S . 0 .602 ( E) Dated the 12th August , 1993 issued under sub-section ( 1 ) 
read with clause ( b ) of explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ), The Central Government had 
specified at serial Dumber 2 , the expansion of two school buildings i.e., Dalmia Senior Higher Secondary School and Secondary 
Girls Senior Higher Secondary School at Chirawa, Jhunjhunu , of the Dalmia Shiksha Samiti , Chirawa, Jhunjhunu , as an 
cligible project or scheme for a period of three years comiencing from the assessment year 1994 - 95 ; 

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond three years ; 

And whoreas the National Committee being satisfied that the said project or scheme is being executed properly , made 
a further recommendation under sub-rule ( 5 ) of rule 11M of the Income -tax Rules , 1962 for specifying the said project or 
scheme for a further period of two years ; 

___ Now , therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub- section ( 1 ) read with clause ( b ) 
of Explanation to section 35 AC of the Income -tax Act , 1961 ( 43 of 1961 ), hereby specifies the scheme of the expansion of two 
school buildings i.e., Dalmia Senior Higher Secondary School and Secondary Girls senior Higher Secondary School at Chirawa, 
District Jhunjhunu , Rajasthan , construction of Indoor Stadiuin - cum -Gymnastic hall , hostel, games, library , reading and voca 
tional room , workshops and staff quarters of the Dalmia Shiksha Samiti, Chirawa, District Junjhumu , at the estimated cost of 
rupees one crore eighteen lakhs sevety - five thousand only as an eligible project or scheme for a further period of two assessment 
years commencing from assessment year 1997 - 98. 


No . 10272 / F . No . NC- 114 / 96 ] 

V . K . SEHGAL, Dy . Secy . 


Printed by the Manager, Govt. of India Press , Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications , Delhi -110054 - - 1997 


